रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004 /96 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 96 


- 


.. 


- 
- 


- 
- 


- 


. 


- 


.. 


.. 


- 


. 


- 


. 


समयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- . 


सं० 422 ] 
No. 422 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 1996 / अग्रहायण 21, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12 , 1996 /AGRAHAYANA 21 , 1918 


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1996 
सा . का .नि . 566( अ ). - धान कुटाई उद्योग ( विनियम ) अधिनियम 1958 ( 1958 का 21 ) के खण्ड 22 के उपखंड ( i ) की अपेक्षानुसार धान 
कुटाई उद्योग ( विनियमन तथा अनुज्ञापन ) नियमावली, 1959 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार , खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी . एस. आर. ( 421 ) ( ई) के तहत, सरकारी गजट जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध 
होने के 45 दिन के भीतर उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां अथवा सुझाव मंगाने के लिए, भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड ( i) में दिनांक 13 सितम्बर, 1996 को प्रकाशित किया गया था । 

और जबकि उक्त गजट 13 सितम्बर, 1996 को जनता को उपलब्ध कराया गया था ; 
और जबकि भारत सरकार के उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । 

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम के खंड 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा धान कुटाई उद्योग ( विनियमन और 
अनुज्ञापन ) नियमावली, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का नाम धान कुटाई उद्योग ( विनियमन और अनुज्ञापन ) संशोधन नियम, 1996 है । 

( 2 ) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से तत्काल लागू होंगे । 
2. धान कुटाई (विनियमन और अनुज्ञापन )नियम , 1959 की अनुसूची के प्रारूप 4 के खंड 3 की शर्त ( उघ ) में : 

( 1 ) पहले परन्सुक में " इक्कीस वर्ष और तीन मास " शब्दों के स्थान पर " बाईस वर्ष और तीन मास " शब्द रखे जाएंगे । 
( 2 ) दूसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा , अर्थात् : 

" परन्तु अनुज्ञापन अधिकारी , 1 मई, 1970 से पूर्व अनुज्ञप्त धान से भूसी उतारने वाले एक यंत्र से भिन्न चावल मिल की दशा 
में ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उक्त अवधि को धान कुटाई उद्योग ( विनियमन और अनुज्ञापन ) संशोधन 
नियम, 1996 के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ा सकेगा । " 


[ फा . सं. एम - 26011/ 1/( पी . वाई . )/ 96 - 97 ( आर. एम . ) ] 

प्रमिला ईसर, संयुक्त सचिव 


3073G / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


पाद टिप्पण : - धान कुटाई उद्योग ( विनियमन और अनुज्ञापन )नियम , 1959 भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) 
की अधिसूचना सं. सा. का .नि . 510 तारीख 22 अप्रैल, 1959 के अधीन प्रकाशित किए गए थे । ये नियम निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा समय - समय 
पर संशोधित किए गए हैं : 

( 1 ) सा. का .नि . 1129 तारीख 12 - 10 - 59 
( 2 ) सा . का . नि . 694 तारीख 16 - 6 - 60 
( 3 ) सा . का. नि . 1028 तारीख 29 - 8 - 60 
( 4 ) सा. का. नि. 93 तारीख 15 - 1- 62 
( 5 ) सा. का. नि . 1369 तारीख 6- 8 -63 
( 6 ) सा. का. नि . 133 तारीख 18 - 1 - 65 
( 7 ) सा . का. नि . 1143 तारीख 2 - 8 - 65 
( 8 ) सा . का. नि . 85 तारीख 7 - 1 - 66 
( 9 ) सा . का .नि . 259 तारीख 11 - 2 -66 
( 10 ) सा . का . नि . 553 तारीख 24 - 3 - 70 
( 11 ) सा . का .नि . 105 तारीख 18 - 1 - 71 
( 12 ) सा . का .नि . 490 ( अ ) तारीख 29 - 7 - 76 
( 13 ) सा . का. नि . 284 तारीख 18 - 2 - 77 
( 14 ) सा. का. नि . 408 तारीख 16- 3 - 78 
( 15 ) सा. का .नि . 80( अ ) तारीख 23 - 2 - 79 
( 16 ) सा . का. नि . 752 ( अ ) तारीख 31 - 12 - 80 
( 17 ) सा. का .नि . 180 ( अ ) तारीख 16 - 3 - 81 
( 18 ) सा. का. नि . 490 ( अ ) तारीख 8 - 7 - 82 
( 19 ) सा. का.नि . 635 ( अ ) तारीख 5- 8 - 85 
( 20 ) सा . का .नि . 1144 तारीख 14 - 12 - 85 
( 21 ) सा . का .नि . 611 ( अ ) तारीख 8 - 4 - 86 
( 22 ) सा . का. नि . 727 ( अ ) तारीख 19 - 8 - 87 
( 23 ) सा . का. नि . 935 ( अ ) तारीख 25 - 11 - 87 
( 24 ) सा . का .नि . 107 ( अ ) तारीख 12 - 2 - 88 
( 25 ) सा. का .नि . 807 ( अ ) तारीख 22 - 7 - 88 
( 26 ) सा. का . नि . 592 ( अ ) तारीख 18 - 9 - 91 
( 27 ) सा . का . नि . 753 ( अ ) तारीख 24 - 12 - 91 
( 28 ) सा . का .नि . 805 ( अ ) तारीख 10 - 11 - 94 
( 29 ) सा . का. नि . 25 ( अ ) तारीख 11 - 1 - 95 
( 30 ) सा . का . नि . 597 ( अ ) तारीख 23 - 8 - 95 
( 31 ) सा. का . नि . 684 ( अ ) तारीख 17 - 10 - 95 
( 32 ) सा . का. नि . 421 ( अ ) तारीख 13 - 9 - 96 


MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th December, 1996 
G . S. R . 566 (E ).-- .Whereas the draft ofcertain rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licens 
ing ) Rule , 1959 , was published as required by sub - section (1) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation ) Act, 1958 
(21 of 1958) in the Gazette of India Extraordinary Part -II Section 3 , sub -section (i) dated the 13th September, 1996 under the 


[ TT II - 


45 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


notification of the Government of India in the Ministry of Food Processing Industries No. G .S.R . 421 (E ) dated the 
13th September, 1996 inviting objectionsor suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 
a period of forty five days from the date on which the copies of the official Gazette in which the said notification was published 
were mado available to the public; 

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th September, 1996 ; 

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central 
Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing ) Rules, 1959, namely : 

1. (1) These rules may be called the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing ) Amendment Rules, 1996 . 

(2 ) They shall come into force at once on the date of their publication in the OfficialGazette. 

2 . In the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, in the Schedule, in From IV , in clause 3, in 
condition (3D ) :- - 

(1) in the first proviso , for the words " Twenty one years and three inonths" , the words " Twenty two years and 

threemonths " shall be substituted ; 
(ii) in the second proviso , the following proviso shall be substituted , namely : 

“ Provided that in the case of rice mill other than a single huller licensed prior to the 1st May , 1970 , the licensing 
officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, further extend the said period by onemore year 
with effect from the date of coming into force of the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Amend 
ment Rules, 1996 ". 


{F. No . M -26011/ 1(Py )/ 96 - 97(R .M .)] 

PROMILLA ISSAR , Jt . Secy . 


FOOT NOTE :— The Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959,were published under the Noti 
fication of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Agriculture (Department of Food ), No. G .S.R . 510 , 
dated the 22nd April, 1959. These rules have been amended from time to time by notifications nos. ;- - 

(1 ) G .S .R . 1129, dated 12 - 10 -1959 
(2 ) G .S.R . 694, dated 16 -6 - 1960 
(3 ) G .S .R . 1028, dated 29 -8 - 1960 
( 4 ) G .S .R . 93, dated 15 - 1 -1962 
(5 ) G .S.R . 1369, dated 6 -8 - 1963 
(6 ) G .S.R . 133, dated 18 -1- 1965 
(7 ) G .S.R . 1143, dated 2-8 -1965 
(8 ) G .S .R . 85 , dated 7- 1 - 1966 
(9 ) G .S .R . 259 , dated 11 -2 - 1966 
(10 ) G . S . R . 553, dated 24 - 3 - 1970 
( 11 ) G . S.R . 105 , dated 18 -1 - 1971 
( 12 ) G .S.R . 490 (E ), dated 29 -7 -1976 
( 13) G . S.R . 284 , dated 18 -2 - 1977 
( 14 ) G .S.R . 408 dated 16 - 3- 1978 
( 15 ) G . S.R . 80 (E ), dated 23 -2 - 1979 
( 16 ) G . S.R . 752 (E ), dated 31- 12 -1980 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11 — ŞEC , 3 (1)] 


(17) G . S. R . 180 ( E ), dated 16 - 3- 1981 
(18) G .S.R . 490 (E ), dated 8 -7 -1982 
( 19) G .S.R . 635 (E ),dated 5-8- 1985 
(20 ) G .S .R . 1144, dated 14 - 12 - 1985 
(21) G .S . R . 611 (E ), dated 8-4 - 1986 
(22) G .S .R . 721( E ), dated 19- 8 - 1987 
(23 ) G . S .R . 935( E ), dated 25 - 11- 1987 
(24 ) G . S .R . 107 (E ), dated 12 -2 - 1988 
(25 ) G .S .R . 807 (E ), dated 22 - 7- 1988 
(26 ) G . S.R . 592 (E ), dated 18 -9- 1991 
( 27) G . S.R . 753 (E ), dated 24 -12 -1991 
(28 ) G . S. R . 805 (E ), dated 10 - 11- 1994 
( 29 ) G . Ş .R . 25 (E ), dated 11- 1 - 1995 
(30 ) G . S.R . 597 (E ), dated 23 -8 - 1995 
(31) G . S .R . 684 ( E ), dated 17 - 10 - 1995 
(32 ) G .S.R . 421(E ), dated 13-9 -1996 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1996 


